. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 अषाढ़ , 19 3 7 ( २०) 
संख्या 467 राँची , शुक्रवार 

3 जुलाई , 2 0 15 ( ई० ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
15 मई, 20 15 , 25 वैशाख, 1937 ( शक 


संख्या- 429 झार0/ 20 13 (1):-- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 19 5 0 ( 19 50 का 43 ) की धारा 13 ख की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 23 जनवरी, 
2 0 01 एवं समय- समय पर संशोधित उसकी अधिसूचना संख्या 42 9/ झार। 20 0 1( 1) में निम्नलिखित संशोधन और 


किए जाएंगे, अर्थात् ; 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में मद सं0 18 - महागामा, 26- सिमरिया अ. जा.) एवं 
49 - जमशेदपुर पश्चिम के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 3 जुलाई , 2 0 15 


सारणी 


निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम 
संख्या व नाम 


18 - महागामा 


जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा 


26- सिमरिया ( अ . जा . ) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया 


49- जमशेदपुर पश्चिम 


जिला परिवहन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर 


आदेश से , 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 

प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

गोपीनन्दन प्रसाद 


सरकार के अवर सचिव 


FIRGUS JGTC ( 31HTERUT ) Rak , 3 Jdis , 2015 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


15th May, 2015 / 25 Vaisakha , 1937 (Saka ) 


No . 429/ JKD /2013(1) - In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 
13B of the Representation of the People Act , 1950 (43 of 1950), the Election Commission 
hereby directs that following amendment shallbe made in its Notification No. 429/ JKD /2001(1) 
dated 23rd January, 2001 as amended from time to time. 


In column 2 of the Table appended to the said notification , the existing entries 
against items No. 18 -Mahagama, 26 - Simaria ( SC) and 49-Jamshedpur West , the following entry 


shall be substituted . 


TABLE 


Electoral Registration Officer 


Number and Name of 
Assembly Constituency 


18 -Mahagama 


District Supply Officer ,Godda 


26 - Simaria (SC ) 


Sub DivisionalOfficer, Simaria 


49-Jamshedpur -West 


District Transport Officer , East Singhbhum , Jamshedpur 


By order , 
R .K . SRIVASTAVA , 

PRINCIPAL SECRETARY, 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

ŞR QUE JUC ( 37HTETUT) 467 – 50 


